रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


Nou 


S 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग III - खण्ड 4 
PART III — Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , मई 10 , 2019 / वैशाख 20 , 1941 

नई दिल्ला , 
NEW DELHI, FRIDAY , MAY 10, 2019 /VAISAKHA 20 , 1941 


सं . 159 ] 


No . 159 ] 


मानव संसाधन विकास मंत्रालय 

( उच्चतर शिक्षा विभाग ) 
(हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2019 
फा. सं. 3 - 2 / हि.प्र. के.वि. / सा.प्र. / 2010. - केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम , 2009 ( 2009 का 25) की धारा 27 की उपधारा (2) के अंतर्गत 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यकारिणी परिषद द्वारा कुलाध्यक्ष के अनुमोदन से हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय परिनियम में संशोधन के 
लिए निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं । 
1 . (i) इन परिनियमों को हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय ( संशोधन ) परिनियम, 2019 कहा जा सकेगा । 

( ii ) ये परिनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे । 
2. हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय परिनियम के परिनियम 40 में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, नामतः 
40. स्कूल, विभाग और अध्ययन केन्द्रों की स्थापना – विश्वविद्यालय के पास निम्नलिखित अध्ययन स्कूल, केन्द्र और अनुरक्षित महाविद्यालय होंगे । 
1) चिकित्सा विज्ञान स्कूल 
क. विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालय 

(i) चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय 
(ii ) दंत चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय 

(iii) आयुर्वेद विज्ञान महाविद्यालय 
ख. अध्ययन विभाग 

(i) परिनियमों के अंतर्गत समय - समय पर स्थापित और अध्यादेशों द्वारा समनुदेशित किए जाने वाले अन्य विभाग 
ग. अध्ययन केन्द्र 

(i) परिनियमों के अंतर्गत समय - समय पर स्थापित और अध्यादेशों द्वारा समनुदेशित किए जाने वाले अन्य केन्द्र 


2415 GI/ 2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III — SEC . 4 ] 


2 ) स्वास्थ्य एवं सम्बद्ध विज्ञान स्कूल 
क . अध्ययन विभाग 

(i) नर्सिंग एवं रोगी देखभाग विभाग 
(ii ) शारीरिक चिकित्सा विभाग 
(iii) पुनर्वास विज्ञान विभाग 
( iv ) भैषज विज्ञान विभाग 
( v) रोग विज्ञान एवं नैदानिक विज्ञान विभाग 
( vi ) पोषण एवं आहार प्रौद्योगिकी विभाग 

( vii) परिनियमों के अंतर्गत समय - समय पर स्थापित और अध्यादेशों द्वारा समनुदेशित किए जाने वाले अन्य विभाग 
ख. अध्ययन केन्द्र 

(i) अपराध विज्ञान एवं न्यायिक विज्ञान केन्द्र 
(ii) चिकित्सालय एवं स्वास्थ्यरक्षण प्रबंधन केन्द्र 

(iii) परिनियमों के अंतर्गत समय - समय पर स्थापित और अध्यादेशों द्वारा समनुदेशित किए जाने वाले अन्य केन्द्र 
3 ) अभियांत्रिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी स्कूल 
क . अध्ययन विभाग 

(i) सिविल एवं पर्यावरणीय अभियांत्रिकी विभाग 
(ii) विद्युत अभियांत्रिकी एवं ऊर्जा प्रौद्योगिकी विभाग 
(iii ) इलेक्ट्रॉनिक एवं संचार अभियांत्रिकी विभाग 
(iv) यांत्रिकी एवं वांतरिक्ष अभियांत्रिकी विभाग 

रसायनिक अभियांत्रिकी एवं रसायनिक प्रौद्योगिकी विभाग 
( vi ) कंप्यूटर अभियांत्रिकी एवं रोबोटिक्स विभाग 
( vii ) भैषज प्रौद्योगिकी विभाग 
( viii) जैव प्रौद्योगिकी एवं जीनोम विभाग 

(ix) परिनियमों के अंतर्गत समय - समय पर स्थापित और अध्यादेशों द्वारा समनुदेशित किए जाने वाले अन्य विभाग 
ख. अध्ययन केन्द्र 

(i) नवोत्पन्न प्रौद्योगिकियां एवं नवप्रवर्तन केन्द्र 
(ii) भूकंप विज्ञान एवं अभियांत्रिकी केन्द्र 
(iv) कौशल विकास एवं सामुदायिक पॉलीटेक्निक केन्द्र 
( v) परिनियमों के अंतर्गत समय - समय पर स्थापित और अध्यादेशों द्वारा समनुदेशित किए जाने वाले अन्य केन्द्र 

भौतिक एवं पदार्थ विज्ञान स्कूल 
क . अध्ययन विभाग 

(i) भौतिकी एवं खगोलशास्त्र विज्ञान विभाग 
(ii ) माईक्रोवेव एवं इलेक्ट्रॉनिक विभाग 
(iii) रसायन एवं रासायनिक विज्ञान विभाग 
( iv) नैनोविज्ञान एवं पदार्थ विभाग 

( v) परिनियमों के अंतर्गत समय - समय पर स्थापित और अध्यादेशों द्वारा समनुदेशित किए जाने वाले अन्य विभाग 
ख . अध्ययन केन्द्र 

(i) ऊर्जा अध्ययन केन्द्र 


( V ) 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


5 ) 


( ii) भौतिक एवं पदार्थ विज्ञान में विश्लेषणात्मक तकनीक संबंधी केन्द्र 
(iii ) मूल विज्ञान में अन्तर -विषयक अनुसंधान केन्द्र 
(iv) भौतिकी शिक्षा अनुसंधान केन्द्र 
( v) अभिसारी प्रौद्योगिकी केन्द्र 
(vi) परिनियमों के अंतर्गत समय - समय पर स्थापित और अध्यादेशों द्वारा समनुदेशित किए जाने वाले अन्य केन्द्र 

जैविक विज्ञान स्कूल 
क. अध्ययन विभाग 

(i) जन्तु विज्ञान विभाग 
(ii) पादप विज्ञान विभाग 
(iii) संरचनात्मक जीव विज्ञान विभाग 
(iv) सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग 
( v) जैव रसायन एवं आण्विक जीव विज्ञान विभाग 

(vi) परिनियमों के अंतर्गत समय - समय पर स्थापित और अध्यादेशों द्वारा समनुदेशित किए जाने वाले अन्य विभाग 
ख. अध्ययन केन्द्र 

(i) संगणकीय जीव विज्ञान एवं जैवसूचना केन्द्र 
(ii) मानव जैविक रसायन एवं आनुवंशिकी केन्द्र 
(iii) जैव चिकित्सीय अभियांत्रिकी एवं जैव अभियांत्रिकी केन्द्र 
(iv) मूल कोशिका एवं उत्तक अभियांत्रिकी केन्द्र 
( v) एकीकृत ओमिक्स विज्ञान केन्द्र 
( vi ) सिस्टम्स जीव विज्ञान केन्द्र 
( vii) परिनियमों के अंतर्गत समय - समय पर स्थापित और अध्यादेशों द्वारा समनुदेशित किए जाने वाले अन्य केन्द्र 

पृथ्वी विज्ञान एवं पर्यावरण विज्ञान स्कूल 
क . अध्ययन विभाग 

(i) भू -विज्ञान विभाग 
( ii) भूगोल विभाग 
(iii) पर्यावरण विज्ञान विभाग 
( iv ) वायुमंडलीय एवं भूमंडलीय विज्ञान विभाग 

( v) परिनियमों के अंतर्गत समय - समय पर स्थापित और अध्यादेशों द्वारा समनुदेशित किए जाने वाले अन्य विभाग 
ख. अध्ययन केन्द्र 

(i) जलवायु परिवर्तन केन्द्र 
(ii) जल विज्ञान एवं जलीय ऊर्जा केन्द्र 
(iii ) प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन एवं पर्वत पारिस्थितकी केन्द्र 
(iv ) आपदा प्रबंधन केन्द्र 
( v) कार्बन प्रबंधन केन्द्र 
( vi ) सुदूर संवेदन एवं जीआईएस (भौगोलिक सूचना प्रणाली) केन्द्र 
( vii) प्रदूषण नियंत्रण एवं अपशिष्ट प्रबंधन केन्द्र 
( viii) परिनियमों के अंतर्गत समय - समय पर स्थापित और अध्यादेशों द्वारा समनुदेशित किए जाने वाले अन्य केन्द्र 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III — SEC . 4 ] 


7) 


8 ) 


गणित, कंप्यूटर विज्ञान एवं सूचना विज्ञान स्कूल 
क . अध्ययन विभाग 

(i) गणित विभाग 
(ii ) सांख्यिकी एवं बीमांकिक विज्ञान विभाग 
(iii) कंप्यूटर विज्ञान एवं सूचना विज्ञान विभाग 
( iv) पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग 

( v) परिनियमों के अंतर्गत समय - समय पर स्थापित और अध्यादेशों द्वारा समनुदेशित किए जाने वाले अन्य विभाग 
ख . अध्ययन केन्द्र 

(i) मल्टी- मीडिया प्रणाली विकास केन्द्र 
(ii ) वैदिक गणित अनुसंधान केन्द्र 
(iii) ई - लर्निंग प्रबंधन प्रणाली केन्द्र 
(iv) ई - गवर्नेस अनुसंधान केन्द्र 
(v) एस आर रंगनाथन पुस्तकालय अध्ययन केन्द्र 
(vi) उच्च निष्पादन एवं क्लाउड कंप्यूटिंग केन्द्र 
( vii ) डिजिटल पुस्तकालय अनुसंधान केन्द्र 
( viii ) फ्लयूड डायनामिक्स केन्द्र 
(ix) ज्यामिति केन्द्र 

( x) परिनियमों के अंतर्गत समय - समय पर स्थापित और अध्यादेशों द्वारा समनुदेशित किए जाने वाले अन्य केन्द्र 
भाषा स्कूल 
क. अध्ययन विभाग 
(i) अंग्रेजी विभाग 

हिंदी विभाग 
(iii) पंजाबी एवं डोगरी विभाग 
( iv ) उर्दू विभाग 

संस्कृत, पाली एवं प्राकृत विभाग 
( vi ) भाषा विज्ञान एवं शब्द व्युत्पत्तिशास्त्र विभाग 
(vii) अन्य भारतीय भाषा विभाग 
( viii) अफ्रीकी भाषा विभाग 
(ix) एशियाई भाषा विभाग 
( x) यूरोपीय भाषा विभाग 

( xi ) परिनियमों के अंतर्गत समय - समय पर स्थापित और अध्यादेशों द्वारा समनुदेशित किए जाने वाले अन्य विभाग 
ख . अध्ययन केन्द्र 

(i) भारतीय दर्शन अध्ययन केन्द्र 
(ii ) भारतीय साहित्य केन्द्र 
(iii) अनुवाद अध्ययन केन्द्र 
(iv) विलुप्तप्रायः हिमालयी भाषा केन्द्र 
(v) अमेरिकी जनजातीय साहित्य केन्द्र 
( vi ) भाषा विज्ञान एवं शब्द व्युत्पत्तिशास्त्र संबंधी अध्ययन केन्द्र 
( vii ) परिनियमों के अंतर्गत समय - समय पर स्थापित और अध्यादेशों द्वारा समनुदेशित किए जाने वाले अन्य केन्द्र 


E 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( 8 - क ) मानविकी स्कूल 
क . अध्ययन विभाग 

(i) दर्शनशास्त्र विभाग 
( ii) मनोविज्ञान विभाग 

(iii) परिनियमों के अंतर्गत समय - समय पर स्थापित और अध्यादेशों द्वारा समनुदेशित किए जाने वाले अन्य विभाग 
ख. अध्ययन केन्द्र 

(i) परिवार एवं सामुदाय अध्ययन केन्द्र 
(ii ) भारतीय पंथ, मत, सम्प्रदाय एवं सेमिटिक धर्म अध्ययन केन्द्र 
(iii) योग अध्ययन केन्द्र 

(iv) परिनियमों के अंतर्गत समय - समय पर स्थापित और अध्यादेशों द्वारा समनुदेशित किए जाने वाले अन्य केन्द्र 
9) समाज विज्ञान स्कूल 
क. अध्ययन विभाग 

(i) अर्थशास्त्र विभाग 
( ii ) राजनीति विज्ञान विभाग 
(iii) इतिहास विभाग 
(iv) लोक प्रशासन विभाग 
( v) समाजशास्त्र एवं समाज नृविज्ञान विभाग 
( vi) समाज कार्य विभाग 

( vii ) परिनियमों के अंतर्गत समय - समय पर स्थापित और अध्यादेशों द्वारा समनुदेशित किए जाने वाले अन्य विभाग 
ख. अध्ययन केन्द्र 

(i) अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र केन्द्र 
(ii ) शांति अध्ययन एवं मतभेद समाधान केन्द्र 

अंतरराष्ट्रीय संबंध केन्द्र 
( iv ) दक्षिण एशिया अध्ययन केन्द्र 
(v) रक्षा एवं कूटनीति अध्ययन केन्द्र 
(vi) महिला संबंधी अध्ययन केन्द्र 
( vii ) अरब एवं ईरान अध्ययन केन्द्र 
( viii) तिब्बती अध्ययन केन्द्र 
(ix) चीनी भाषा अध्ययन केन्द्र 

अम्बेडकर अध्ययन केन्द्र 
(xi) जनजातीय अध्ययन केन्द्र 
( xii ) मूल अमेरिकी संबंधी अध्ययन केन्द्र 
( xiii) दीन दयाल उपाध्याय अध्ययन केन्द्र 
( xiv) एकीकृत हिमालयी अध्ययन केन्द्र 
(xv) माइग्रेटेड क्लैन, जिप्सी एवं यज़ीदी संबंधी अध्ययन केन्द्र 
(xvi) समुदाय स्वास्थ्य एवं समाज चिकित्सा केन्द्र 
( xvii) नीति अनुसंधान केन्द्र 
(xviii ) ग्रामीण विकास अध्ययन केन्द्र 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III — SEC . 4 ] 


( xix) कृषि भूमि अध्ययन केन्द्र 
( xx) सिंध , बलूचिस्तान संबंधी अध्ययन केन्द्र 
( xxi ) कश्मीर अध्ययन केन्द्र 

( xxii ) परिनियमों के अंतर्गत समय - समय पर स्थापित और अध्यादेशों द्वारा समनुदेशित किए जाने वाले अन्य केन्द्र 
10 ) शिक्षा स्कूल 
क . विभाग 

(i) शिक्षा विभाग 
ख. अध्ययन केन्द्र 

(i) शिक्षा नीति अनुसंधान केन्द्र 
(ii ) शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं नवप्रवर्तन अध्ययन केन्द्र 
( iii) शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन अध्ययन केन्द्र 
(iv ) उद्यमी शिक्षा केन्द्र 

(v ) परिनियमों के अंतर्गत समय - समय पर स्थापित और अध्यादेशों द्वारा समनुदेशित किए जाने वाले अन्य केन्द्र 
11) वाणिज्य एवं प्रबंधन अध्ययन स्कूल 

क . अध्ययन विभाग 

(i) हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय बिजनेस स्कूल 
(ii) वाणिज्य विभाग 

(iii ) परिनियमों के अंतर्गत समय - समय पर स्थापित और अध्यादेशों द्वारा समनुदेशित किए जाने वाले अन्य विभाग 
ख . अध्ययन केन्द्र 

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, नैतिकता एवं कार्पोरेट शासन केन्द्र 
उद्यमिता एवं नवप्रवर्तन केन्द्र 
चिकित्सा सेवां प्रबंधन केन्द्र 

परस्पर सांस्कृतिक प्रबंधन एवं संगठनात्मक परिवर्तन अध्ययन केन्द्र 
(v) प्रगत आंकड़ा विश्लेषण, व्यवसाय विश्लेषण -विद्या एवं आसूचना अध्ययन केन्द्र 

केस अनुसंधान केन्द्र 
( vii) विश्वविद्यालय - उद्योग इंटरफेस केन्द्र 
( viii) कॉरपोरेट वित्त अनुसंधान केन्द्र 
(ix ) पुलिस प्रशासन केन्द्र 
(x) प्रशिक्षण एवं विकास केन्द्र 
( xi ) मानव मूल्य और धार्मिक प्रबंधन केन्द्र 

( xii ) परिनियमों के अंतर्गत समय - समय पर स्थापित और अध्यादेशों द्वारा समनुदेशित किए जाने वाले अन्य केन्द्र 
12) पर्यटन, यात्रा एवं आतिथ्य प्रबंधन स्कूल 

क . अध्ययन विभाग 

(i) पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन विभाग 
(ii) होटल एवं आतिथ्य प्रबंधन विभाग 
(iii ) आयोजन, व्यापार मेला एवं प्रदर्शनी प्रबंधन विभाग 


(vi) 


(iv ) परिनियमों के अंतर्गत समय - समय पर स्थापित और अध्यादेशों द्वारा समनुदेशित किए जाने वाले अन्य विभाग 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


ख. अध्ययन केन्द्र 

(i) पारिस्थितकीय, साहसिक खेलादि, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक पर्यटन संवर्धन केन्द्र 
(ii) तीर्थ पर्यटन केन्द्र 

(iii) परिनियमों के अंतर्गत समय - समय पर स्थापित और अध्यादेशों द्वारा समनुदेशित किए जाने वाले अन्य केन्द्र 
13) अभिनय कला एवं दृश्य कला स्कूल 

क . अध्ययन विभाग 

(i) अभिनय कला विभाग 
(ii) दृश्य कला विभाग 
(iii ) कला इतिहास, कला शिक्षा एवं कला विवेचना विभाग 

(iv) परिनियमों के अंतर्गत समय - समय पर स्थापित और अध्यादेशों द्वारा समनुदेशित किए जाने वाले अन्य विभाग 
ख . अध्ययन केन्द्र 

(i) हिमालयी कला, संस्कृति एवं हस्तशिल्प लौकिकीकरण एवं संरक्षण केन्द्र 
पत्रकारिता, जनसंचार एवं नव मीडिया स्कूल 
क . अध्ययन विभाग 

(i) पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग 
(ii) नव मीडिया विभाग 
(iii) फिल्म एवं दृश्य अध्ययन विभाग 
(iv) विज्ञापन और मीडिया योजना विभाग 
( v) परिनियमों के अंतर्गत समय - समय पर स्थापित और अध्यादेशों द्वारा समनुदेशित किए जाने वाले अन्य विभाग 
ख. अध्ययन केन्द्र 

(i) समाज एवं विकास संचार केन्द्र 
(ii) परिनियमों के अंतर्गत समय - समय पर स्थापित और अध्यादेशों द्वारा समनुदेशित किए जाने वाले अन्य केन्द्र 

डॉ . संजीव शर्मा, कुलसचिव 

[विज्ञापन - III / 4 / असा . / 43 / 19] 
पाद टिप्पणी : विश्वविद्यालय का परिनियम 40 , 2011 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग -III, खंड 4 में फा . सं. 42- 26 / 2009 - डेस्क (यू) दिनांक 

21 मार्च 2011 के माध्यम से 10 अगस्त, 2011 को प्रकाशित किया गया था । यह प्रथम संशोधन है । 


MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 

(Department of Higher Education ) 
(CENTRAL UNIVERSITY OF HIMACHAL PRADESH ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 26th February, 2019 
F . No. 3-2 /CUHP /GA /2010 . — In exercise of the powers conferred by sub section (2 ) of section 27 of 
the Central Universities Act, 2009 (25 of 2009 ), the Executive Council, with the approval of the Visitor, 
hereby makes the following amendments further to amend the Central University of Himachal Pradesh 
Statutes. 


1. (i) These Statutes may be called as the Central University of Himachal Pradesh (Amendment) Statutes , 

2019 . 
( ii ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III — SEC . 4 ] 


2 . In the Central University of Himachal Pradesh Statutes, in Statutes 40 the following shall be substituted , 

namely : 
40 . Establishment of Schools, Departments and Centres of Studies – The University shall have the 
following Schools of Studies, Departments, Centres and Maintained colleges: 
(1) School of Medical Sciences 
(a ) Colleges Maintained by the University 

(i) College of Medical Sciences 
(ii ) College of Dental Sciences 
( iii ) College of Ayurveda Sciences 
Departments of Studies 
(i) Such other Departments as may be established from time to time under the Statutes 

and assigned by the Ordinance . 
(c) Centres of Studies 
(i) Such other Centres as may be established from time to time and assigned by the 

Ordinances . 
(2 ) School of Health and Allied Sciences 
(a ) Department of Studies 

Department of Nursing & Patient Care 

Department of Physiotherapy 
(iii) Department of Rehabilitation Sciences 
( iv ) Department of Pharmaceutical Sciences 
(v ) Department of Pathology & Diagnostics 
(vi) Department of Nutrition & Food Technology 
(vii) Such other Departments as may be established from time to time under the Statutes 

and assigned by the Ordinances. 
b ) Centres of Studies 

(i) Centre for Criminology & Forensic Sciences 
( ii ) Centre for Hospital & Healthcare Management 
(iii ) Such other Centres as may be established from time to time and assigned by the 

Ordinances . 
School of Engineering Sciences & Technology 
(a ) Departments of Studies 
(i) Department of Civil & Environmental Engineering 

Department of Electrical Engineering & Energy Technology 
(iii ) Department of Electronics & Communication Engineering 
( iv ) Department of Mechanical & Aerospace Engineering 
(v ) Department of Chemical Engineering & Chemical Technology 
( vi) Department of Computer Engineering & Robotics 
(vii ) Department of Pharmaceutical Technologies 
( viii ) Department of Biotechnology & Genome 


( 1 ) 


Denontm 


[ 9711 III - QUS 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(b ) 


(4 ) 


(b ) 


( ix ) Such other Departments as may be established from time to time under the Statutes 

and assigned by the Ordinances. 
Centres of Studies 
(i) Centre for Emerging Technologies & Innovation 

Centre for Earthquake Sciences & Engineering 
( iii) Centre for Skill Development & Community Polytechnic 
(iv ) Such other Centres as may be established from time to time and assigned by the 

Ordinances 
School of Physical & Material Sciences 
(a ) Departments of Studies 

(i) Department of Physics & Astronomical Science 
( ii ) Department of Microwave & Electronics 
(iii ) Department of Chemistry & Chemical Sciences 
(iv) Department of Nanoscience & Materials 
(v ) Such other Departments as may be established from time to time under the Statutes 

and assigned by the Ordinances 
Centres of Studies 
(i) Centre for Energy Studies 
(ii) Centre for Analytical Techniques in Physical & Material Sciences 
(iii) Centre for Inter -disciplinary Research in Basic Sciences 
( iv ) Centre for Physics Education Research 
(v) Centre for Converging Technology 
( vi ) Such other Centres as may be established from time to time and assigned by the 

Ordinances 
School of Life Sciences 

Departments of Studies 
(i) Department of Animal Sciences 
(ii ) Department of Plant Sciences 
( iii ) Department of Structural Biology 
(iv) Department of Microbiology 
(v ) Department of Biochemistry & Molecular Biology 
(vi ) Such other Departments as may be established from time to time under the Statutes 

and assigned by the Ordinances 
Centres of Studies 
(i) Centre for Computational Biology and Bioinformatics 

Centre for Human Biological Chemistry & Genetics 
(iii) Centre for Biomedical Engineering & Bio -Engineering 

Centre for Stem Cell and Tissue Engineering 
(v ) Centre for Integrated OMICS Sciences 
(vi ) Centre for Systems Biology 
(vii) Such other Centres as may be established from time to time and assigned by the 

Ordinances 


(5 ) 


(a ) 


( ii ) 


( iv ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III — SEC . 4 ] 


School of Earth & Environmental Sciences 
(a) Departments of Studies 

(i) Department ofGeology 
( ii ) Department of Geography 
( iii) Department of Environmental Sciences 
( iv) Department of Atmospheric & Planetary Sciences 

Such other Departments as may be established from time to time under the Statutes 

and assigned by the Ordinances 
(b ) Centres of Studies 


(i) 


Centre for Climate Change 


( ii) 
( iii ) 
(iv ) 


Centre for Hydrological Science & Hydro Energy 
Centre for Natural Resource Management & Mountain Ecology 
Centre for Disaster Management 
Centre for Carbon Management 
Centre for Remote Sensing & GIS 


(v) 


(vi) 


(7) 


(vii) Centre for Pollution Control and Waste Management 
(viii ) Such other Centres as may be established from time to time under the Statutes and 

assigned by the Ordinances 
School of Mathematics , Computers & Information Sciences 
(a ) Departments of Studies 

(i) Department of Mathematics 


( ii ) 


Department of Statistics & Actuarial Science 


(iii ) 
(iv ) 


Department of Computer Science & Informatics 
Department of Library & Information Science 


Such other Departments as may be established from time to time under the Statutes 

and assigned by the Ordinances 
Centre of Studies 
(i) Centre for Development of Multi-Media Systems 


(b ) 


( ii ) 
(iii) 
(iv ) 
(v) 
(vi ) 
(vii ) 
( viii ) 
(ix ) 


Centre for Vedic Mathematical Studies 
Centre for e- Learning Management System 
Centre for e-Governance Research 
Centre for S R Ranganathan Library Studies 
Centre for High Performance and Cloud Computing 
Centre for Digital Library Research 
Centre for Fluid Dynamics 
Centre for Geometry 
Such other Centres as may be established from time to time under the Statutes and 
assigned by the Ordinances 


[ HTT III - 005 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


11 


(8 ) 


School of Languages 
(a ) Departments of Studies 


(i) Department of English 
( ii ) Department of Hindi 
(iii ) Department of Punjabi & Dogri 
(iv ) Department of Urdu 

Department of Sanskrit , Pali and Prakrit 
( vi) Department of Linguistics & Etymology 
( vii) Department of Other Indian Languages 
( viii ) Department of African Languages 
(ix ) Department of Asian Languages 
(x ) Department of European Languages 
(xi) Such other Departments as may be established from time to time and assigned by the 

Ordinances 
Centres of Studies 
(i) Centre for Studies in Bharatiya Darshan 
( ii) Centre for Indian Literature 
(iii) Centre for Translation Studies 
(iv ) Centre for Endangered Himalayan Languages 

Centre for Tribal Literature of America 
( vi) Centre for Linguistics and Etymological Studies 

Such other Centres as may be established from time to time and assigned by the 

Ordinances 
(8 - A ) School of Humanities 
(a ) Departments of Studies 

(1) Department of Philosophy 
(ii) Department of Psychology 
(iii ) Such other Department as may be established from time to time and assigned by the 

Ordinances 


(vii ) 


Such othe 


Centres of Studies 


(i) 


Centre of Family & Community Studies 
Centre of Bharatiya Panth ,Matt , Sampraday and Semitic Religions 
Centre for Yoga Studies 


( iii) 


(9 ) 


( iv ) Such other Centres as may be established from time to time and assigned by the 

Ordinances 
School of Social Sciences 
(a ) Departments of Studies 

(i) Department of Economics 
( ii ) Department of Political Science 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III — SEC . 4 ] 


b ) 


na 


(iv ) 


(iii ) Department of History 
(iv ) Department of Public Administration 
(v) Department of Sociology & Social Anthropology 
( vi) Department of Social Work 
(vii ) Such other Departments as may be established from time to time and assigned by the 

Ordinances 
(b ) Centres of Studies 

(i) Centre for Applied Economics 
( ii ) Centre for Peace Studies & Conflict Resolution 
( iii) Centre for International Relations 

Centre for South Asian Studies 
(v ) Centre for Defence & Strategic Studies 
( vi ) Centre for Women Studies 
( vii) Centre for Arab and Iranian Studies 
( viii ) Centre for Tibetan Studies 
(ix ) Centre for Chinese Studies 
(x ) Centre for Ambedkar Studies 
( xi ) Centre for Tribal Studies 
(xii) Centre for Native Americans Studies 
(xiii) Centre for Deen Dayal Upadhyay Studies 
(xiv) Centre for Integrated Himalayan Studies 
(xv) Centre for Migrated Clans, Gypsies and Yazidis 
(xvi) Centre for Community Health & SocialMedicine 
(xvii ) Centre for Policy Research 
(xviii ) Centre for Rural Development Studies 
(xix ) Centre for Agrarian Studies 
(xx ) Centre for Sindh , Balochistan Studies 
(xxi) Centre for Kashmir Studies 
(xxii ) Such other Centres as may be established from time to time and assigned by the 

Ordinances 
School of Education 
(a ) Department of Studies 

(i) Department of Education 
(b ) Centres of Studies 
(i) Centre for Policy Research in Education 

Centre for Educational Technology & Innovation 
( iii) Centre for Educational Administration & Management 
( iv ) Centre for Entrepreneurial Education 

Such other Centres as may be established from time to time and assigned by the 
Ordinances 


( 10 ) 


[ ATT III - Jus 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


13 


(11) 


merce 


(b ) 


(ix ) 


School of Commerce & Management Studies 
(a) Departments of Studies 

(1) Himachal Pradesh Kendriya Vishwavidalaya Business School 
( ii ) Department of Commerce 
( iii) Such other Departments as may be established from time to time under the Statutes 

and assigned by the Ordinances 
Centres of Studies 
(i) Centre for Corporate Social Responsibility , Ethics & Corporate Governance 

Centre for Entrepreneurship & Innovation 
( iii) Centre for Management of Health Services 
(iv ) Centre for Cross CulturalManagement and Organizational Change 
(v ) Centre for Advanced Data Analysis , Business Analytics and Intelligence 
( vi ) Case Research Centre 
( vii) Centre for University - Industry Interface 
( viii ) Centre for Research in Corporate Finance 

Centre for Police Administration 

Centre for Training and Development 
( xi ) Centre for Human Values and Dharamik Management 
(xii) Such other Centres as may be established from time to time and assigned by the 

Ordinances 
School of Tourism , Travel and Hospitality Management 
Departments of Studies 

Department of Tourism & Travel Management 
(ii) Department of Hotel & Hospitality Management 
( iii) Department of Event, Trade Fair & Exhibition Management 
(iv ) Such other Departments as may be established from time to time under the Statutes 

and assigned by the Ordinances 
( b ) Centres of Studies 

(i) Centre for the Promotion of Ecological, Adventure , Health & Cultural Tourism 
( ii ) Centre for Pilgrimage Tourism 
( iii ) Such other Centres as may be established from time to time and assigned by the 

Ordinances 
School of Performing and Visual Arts 
( a ) Departments of Studies 

(i) Department of Performing Arts 
( ii ) Department of Visual Arts 
( iii ) Department of History of Art, Art Education & Art Appreciation 
Centres of Studies 
( i) Centre for Popularisation and Preservation of Himalayan Art, Culture and Handicrafts 


(12 ) 


(a ) 


( 13) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


( 14 ) School of Journalism , Mass Communication & New Media 
(a ) Departments of Studies 

(i) Department of Journalism & Mass Communication 
(ii) Department of New Media 
(iii ) Department of Films and Visual Studies 
(iv ) Department of Advertising & Media Planning 

Such other Departments as may be established from time to time and assigned by the 

Ordinances 
(b ) Centres of Studies 
( i) Centre for Social & Development Communication 

Such other Centres as may be established from time to time and assigned by the 
Ordinances 

Dr. SANJIV SHARMA , Registrar 

[ADVT.- III/4 /Exty ./43/ 19 ] 
Foot Note : The 40th University Statutes, 2011 were published on 10 August, 2011 in the Gazette of India , 

Extraordinary , Part- III , Section - IV vide F . No . 42 - 26 / 2009 -Desk (U ) dated 2194 March , 2011. 
This is first amendment. 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 

Digitally signed by 
MANOJ 

MANOJKUMAR VERMA 
KUMAR VERMA Date: 2019.05.10 

20 :17 :58 +05 30 


